रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( iii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( iii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 112] 
No. 112 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , मई 22 , 2019 / ज्येष्ठ 1 , 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2019/JYAISTHA 1, 1941 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 मई, 2019 
आ . अ . 125 ( अ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग कर्नाटक राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति से 
संबंधित दिनांक 7 मई , 2019 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/कर्नाटक/ 2016 में और आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाने का 
एतद्द्वारा निदेश देता है । ये अधिकारी निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट अपने नाम के सामने उल्लखित संसदीय निर्वाचन 
क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी की लोक सभा साधारण निर्वाचन , 2019 में केवल मतगणना के कार्य निष्पादन में उनकी सहायता करेंगे, 
अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के कॉलम ( 2 ) में , कॉलम ( 1) में उल्लिखित प्रत्येक मद के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के 
पश्चात , निम्नलिखत तद्नुरूपी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी । 


मतगणना हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी 

1 . 
26-बंगलौर दक्षिण 


2 . 


11. सहायक आयुक्त , श्रम विभाग , कार्मिक भवन , बंगलौर 


12. सहायक कार्यकारी अभियंता , बी डी ए, बंगलौर 


उपर्युक्त अधिकारी कर्नाटक राज्य से लोक सभा के चल रहे साधारण निर्वाचन में मतगणना की प्रक्रिया के समापन के तुरन्त 
पश्चात सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में कार्य करना बन्द कर देंगे । 

[ सं . 434 /कर्नाटक / 2019 ] 

आदेश से , 
बी . सी . पात्रा, सचिव 


2566 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( iii) ] 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th May , 2019 
O . N . 125 (E ). — In exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1) of the Section 22 of the Representation of 
the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that following further amendment shall be 
made in its notification No. 434 /KT/2019 dated 7th May , 2019 relating to the appointment of Assistant Returning Officers 
for Parliamentary Constituencies in the State of Karnataka to assist the Returning Officer of the Parliamentary 
Constituency specified in column 1 of the said Table against such officer in the performance of the functions of counting 
of votes only for the General elections to Lok Sabha , 2019 , namely: 

In column (2 ) of the table appended to the said notification , against each of the item mentioned in column (1 ), 
after the existing entries, following corresponding entries shall be added : - 
Returning Officer of Parliamentary Constituency Assistant Returning Officer for counting of votes 


11 Assistant Commissioner Labour Department Karmika 

Bhavana , Bangalore 


26 -Bangalore South 


12 Assistant Executive Engineer , BDA , Bangalore 


The above officers shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the completion of 
the process of counting of votes in the ongoing General Election to the House of the People , Karnataka . 

[No.434 /KT/ 2019 ] 

By Order, 
B . C . PATRA , Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 MANOJ 

Digitally signed by 

MANOJ KUMAR VERMA 
KUMAR 

Date: 2019 .05 .23 
VERMA 

17 :35:50 + 05 30 


